निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 30 मार्च 2010 


( सं० पटना 211 ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 मार्च 2010 
सं0 4 ( न० ) गठ – 21 / 2008 - 1558 / न0वि0एवं . आoविo — बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार 
अधिनियम , 11, 2007 ) की धारा - 3 सहपठित धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल 
निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जायगा, प्रकाशित करना चाहते हैं । 

बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा - 8 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये 
बिहार राज्यपाल नगर परिषद , हिलसा के गठन की अधिसूचना संख्या - 1689 , दिनांक 20 मई 2009 का अंत करते 


प्रारूप प्रकाशन के दौरान संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त 
आपत्तियों / सुझावों पर उक्त अधिनियम की धारा - 5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
संख्या 4 ( न०) गठ - 21 / 2008 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007 ) की 
धारा - 3 की उप - धारा (1) ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं 
कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , 
जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है , प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू 
करना आवश्यक है: 
1. ( क ) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं0 

हिलसा 
मई 

176 
मियाँबिगहा 
बारा मोमिन्दपुर ( अंश ) 

58 
( मुसहरी, बरखंधा, पासवान टोला, मोमिन्दपुर ) 
कपसियावाँ दवौल ( अंश) ( दवोल ) 

181 
इन्दौत इन्दौत ( अंश) ( लाल से बिगहा) 178 
कामता कामता ( अंश ) ( परवलपुर ) 

60 


177 


( 2 ) 


( 3) 


59 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 मार्च 2010 


कामता कामता (अंश) ( गोसाईमठ, नेमना टोला) 60 
कामता कामता ( अंश) (तीनरूखिया, मदारचक ) 60 
कावा कावा ( अंश ) ( धरमपुर) 
जुनियार गुलनी (अंश) (गराय बिगहा) 172 


bh 


(10 ) 
(11) 


ग्राम 


60 


65 


पूरब 


( ख) चौहद्दी 

थाना नं0 
उत्तर 

कामता ( अंश) 

एवं कावा ( अंश ) 
दक्षिण जुनियार 

168 
एवं पुना 

82 
इन्दौत ( अंश) 

178 
पश्चिम ब्रह्मस्थान 

174 
इस क्षेत्र को नगर परिषद , हिलसा कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश शंकर, 

प्रधान सचिव । 
29 मार्च 2010 
सं0 4 ( न0) गठ - 21 / 2008 - 1559 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश शंकर , 

प्रधान सचिव । 
The 29th March 2010 
No. 4 ( N ) gath -21/2008 - 1559 — In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section -4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 , 2007) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order , which is published for the information 
of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 
would be considered within a month from the publication of this notification . 

In Exercise of powers conferred by section - 8 of the Bihar Municipal Act, 2007 
the Governor of Bihar is also pleased to abolish the notification no - 1689 dated 
20 .05.2009 constituting Nagar Parishad , Hilsa . 

Objections/Suggestions received through the concerned District 
Magistrates /Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 
under section - 5 of the said Act. 

DRAFT ORDER 
No . 4 (N ) gath -21/2008 / In Exercise of powers conferred by sub section ( 1 ) (b ) of 
Secion - 3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 , 2007) Bihar Governor 
declares, that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative 
provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling 
under Hilsa in the District of Nalanda whose boundary are noted below : 

1 (a ) Name of the village Panchayats , villages and Thana Nos 
( 1 ) Hilsa 

177 
Mai 

176 
Miyan Bigha 

59 
( 4 ) Bara Momindpur (part ) 

58 
(Musehari, Barkhandha, Paswan Tola , Momindpur ) 181 
( 5 ) Kapsiyawan 

Dawaul ( part ) ( Dawaul ) 
( 6 ) Indaut Indaut (Part ) (Lal se Bigha ) 

178 
( 7 ) Kamta 

Kamta (part) (Parwalpur ) 


60 


PER JGC (31HTERUT), 30 HIT 2010 


(8 ) 
(9 ) 
( 10 ) 
(11) 


Kamta 
Kamta 
Kawa 
Juniyar 


Kamta (part) (Gosaimath, Nemanatola ) 
Kamta (part ) ( Tinrukhia, Madarchak ) 
Kawa (part) (Dharampur) 
Gulani (part) (Gray Bigha) 


65 


172 


Thana no . 


60 


65 
168 


1 . (b ) Boundary : 
North Kamta (part ) 

and Kawa ( part) 
South 

Juniyar 

and Puna 
East 

Indaut (Part) 
West — 

Brahmasthan 
This area will be called Nagar Parishad , Hilsa . 


82 
178 
174 


By order of the Governor of Bihar , 

GIRISH SHANKAR , 
Principal Secretary. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paste JHC (31HTERUT ) 211 - 571+ 200 - STOTOtto 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


